- 


- 


PARTIJ 


HARYANA GOVT. GAZ .. MAY 7, 2013 AVYSK. 17. 1935 SAKA) 


511 


--- 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं सड़कें शाखा), सोनीपत वृत 


दिनांक 29 अप्रैल, 2013 


क्रमांक आर 0ए0 8/1, -चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित भूमि सरकार द्वारा . सरकारी खर्च पर, 
सरकारी प्रयोजन अर्थात् जीन्द -गोहाना - सोनीपत नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु तुरन्त अपेक्षित है । इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि नीचे वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 17 उप धारा! (2) के खण्ड (ग) के साथ पढ़ते हुए धारा 4 के उपबन्धों के अधीन 
उन सभी व्यक्तियों की जानकरी के लिए की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को , 
अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित , परिक्षेत्र में भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने 
के लिए , इसके द्वारा, प्राधिकृत करते हैं ! 


हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त जिसके लिए भूमि अपेक्षित है उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2) 
के खण्ड (ग) के उपबन्ध इस पर लागू होते हैं इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन इसके द्वारा निर्देश दिया जाता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 5- क के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, सोनीपत या उप मुख्य अभियन्ता निर्माण उत्तर रेलवे 
शिवानी ब्रिज, नई दिल्ली के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिले का नाम तहसील का 


गांव का नाम 


क्षेत्रफल 


हदबस्त 
नं ० 


रकबा एकड़ों मुरब्बा नं ०/किला नं ० व दिशा 
में 


नाम 


नाम 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


5 


5 


सोनीपत 


सोनीपत 


करवंडी 


198 


1 


15 


0.219 


42-4/ 1/ 1.15 ) 


सोनीपत 


सोनीपत 


हुल्लाहेड़ी 


201 


1 . 


0.506 


64-4( 4-1 ) 


सोनीपत 


सोनीपत 


पिनाना 


149 


0 


16 


0.100 


113-4 ( 0-16) 


सोनीपत 


गोहाना 


लाठ 


65 


6 


18 


0.862 


113-7/ 244-8 ) 


114-24/ 2( 2-10 ) 


( हस्ता.) 

अधीक्षक अभियन्ता, 
सोनीपत वृत, लोक निर्माण विभाग 
( भवन एवं सड़कें शाखा), सोनीपत 


512 


HARYANA GOVT. GAZ., MAY 7, 2013 (VYSK . 17 , 1935 SAKA ) 


PART ! 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), SONEPAT CIRCLE 


The 29th April , 2013 


No. R.A.8 /1. Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described below is needed urgently 


by the Government, at public expense , for a public purpose , namely, for construction of Jind -Gohana - Sonepal New 


Railway Line is hereby notified that the land described below is needed for the above purpose.• 


This notification is made under the provision of Section 4 read with clause (c ) of Sub - section ( 2 ) of Section 17 of 


the Land Acquisition Act , 1894 for the information of all to whom it riay concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana, hereby authorizes the 


officers, with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey any 


land in the locality and to do all other Acts required or permitted by that section . 


Further , whereas the Governor of Haryana is satisfied that purpose of which the lar:d is required is of an urgent 


importance within the meaning of clause (c ) of Sub -section (2 ) of Section 17 of the said Act and whereas the Governor 


of Haryana is on the opinion that the provisions of Sub - section (2) of the said section are thus applicable . It is hereby 


directed under Sub -section 4 of Section 17 of the said Act, the provision of Section 5 - A of the said Act shall not apply 


in regard to this acquisition . 


The plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer - cum - Land Acquisition 


Collector, Sonepat or Deputy Chief Engineer /Construction Northern Railway, Shivaji Bridge, New Delhi. 


Specifications 


Name of 


Name of 


Area in 


Nameof 
District 


Hadbasi No. Area in 

Kanal Marla 


Muraba No./Killa No. 
& Khasra No. 


Tehsil 


Acre 


Village 

3 


2 


4 


5 


6 


7 


Sonepat 


Sonepat 


Karevadi 


198 


1 


15 


0.219 


12-4 / 1( 1-15 ) 


Sonepat 


Sonepat 


fiuieheri 


201 


4 


1 


0.506 


64-4 ( 4-1) 


Sonepat 


Sonepat 


Pinana 


149 


16 


0.100 


113-4 (0-16 ) 


Sonepat 


Gohana 


Lath 


65 


6 


18 


0.862 


113-7 /2 ( 4-8) 


114-24 /2 ( 2-10 ) 


( Sd .)..., 
Superintending Engineer, 
Sonepat Circle , Public Works Department 

(Building and Roads Branch ) Sonepat. 


